निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 347 ) 


12 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 2 जून 2010 

वित्त विभाग 
( वित्त आयोग प्रभाग ) 


अधिसूचना 

2 जून 2010 
सं0 च0रा0वि0आ0 - 15 / 2008 – 5816 — श्री मनोरंजन दास, सहायक बजट नियंत्रक, वित्त विभाग को वित्त 
विभाग की अधिसूचना संख्या वि0आ0(12 ) का0 - 03 / 2007 - 4338 / वि०(2), पटना दिनांक 25 जून 2007 द्वारा गठित 
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के सचिव के रिक्त पद पर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के अतिरिक्त योगदान की तिथि से 
अपने कार्यकाल की समाप्ति तक के लिये नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मिहिर कुमार सिंह, 

सचिव (व्यय) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 347 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


